रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


. 


.. 


V 


RAN 


. 


.. 


I. 


. 


44 


- 


- - 


- 


JAM 


. 


. 


. 


सामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2540 ] 
No. 2540 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 12 , 2014 / अग्रहायण 21 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 21, 1936 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 दिसम्बर , 2014 
का . आ . 3171 ( अ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण 
की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय 
समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है, तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र 
परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम ( 3) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित 
करती है, तथा सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग 
के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुमत किया जाना है, नामत : 

सारणी 
क्रम | संस्था का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम और उसकी धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में 
अनुमानित लागत 

अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम 

राशि 
(1) 

( 2 ) 
स्वरूपवीर्धनी 22/ 1. 1 . पुणे शहर और पूणे शहर के आस- पास समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 

गंदी बस्तियों में रहने वालों में से होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15. 2015 
मंगलवार पेठ , पर्गे चौंक , | 

लड़कियों , लडंकों और महिलाओं का 16 और 2016- 17 के लिए 9 . 67 करोड़ रुपए 
पुणे -410011 महाराष्ट्र एकीकृत विकास और 

की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
2. चरहोली बुड्रक , जिला पुणे में बहुमुखी | 

| अनुमोदन की सिफारिश की । 
प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण 

( 9. 67 करोड़ रुपए) 
सुशरत मेडिकल केयर एंड सशरूट आरोग्य सेवा ( चोट की दशा में समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 
रिसर्च सोसायटी , हार्दीकर | ग्रामीण लोगों को नि : शुल्क/ आर्थिक 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014-15, 2015 
सहायता प्राप्त उपचार 

16 और 2016-17 के लिए 23. 64 करोड़ रुपए 
4923 GI/ 2014 

( 1 ) 


( 3 ) 


1 . 


2 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii )] 


अस्पताल , 1160/ 61 , | ( 23. 64 करोड़ रुपए ) 

की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
शिवाजी नगर , गणेश 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
खिंड, पुणे - 411005 

तू _ समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 
सर्विसिस एंड रिसर्च 

उपचार केंद्र मोबाइल स्वास्थ्य देखमाला- होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 2015 
डाकखाना - चाराम्पा यूनिट कार्यक्रम " 

16 और 2016- 17 के लिए 5.71 करोड़ रुपए 
जिला - मद्रक - 756101 

की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
ओडिसा 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
( 5.71 करोड़ रुपए ) 
लक्ष्मी ग्रामीण विकास आदिवासी आनि मगास वर्ग कन्या समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ शुरू 
सोसायटी , सं . 329 . व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 2015 
एमईआई लेआउट 

16 और 2016 - 17 के लिए 4. 64 करोड़ रुपए 
बंगालागुंटे , हेसराघाटा ( 4.64 करोड़ रुपए ) 

की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
मेनरोड , नागासांद्रा 
डाकखाना बंगलौर 
560073 
तिरुपुर स्कूल फार डेफ सुनने और बोलने में विकलांग बच्चों के समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 
कोथापालयम , विकास के लिए कार्यक्रम 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15, 2015 
वांजीपलायम (डाकखाना ) ( 1 . 95 करोड़ रुपए ) 

16 और 2016 - 17 के लिए 1. 95 करोड़ रुपए 
तिरुपुर – 641663 

की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
समाज प्रगति सहयोग | भारत में आजीविका और खाद्य सुरक्षा के समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ शुरू 

प्रति 
बागली , जिला देवास - 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15, 2015 

16 और 2016- 17 के लिए 10. 00 करोड़ रुपए 
455227 , मध्य प्रदेश | [10 करोड़ रुपए (कार्पस निधि)] की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
होम ऑफ होप अनाथ बच्चों के लिए छात्रावास समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 
इन्टरनेशलन # 73, 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15, 2015 
किस्टुराजा नगर, गणपति ( 698.50 करोड़ रुपए ) 

16 और 2016 -17 के लिए 698.50 करोड़ 
मां नगर, कोयम्बतूर - 

रुपए की अनुमानित लागत पर परियोजना के 

लिए अनुमोदन की सिफारिश की । 
641006 
इस्लामिया एजुकेशनल एंड इस्लामिया ग्रुप आफ कालेज 

समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 
चेरीटेबल सोसायटी, 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 - 15, 2015 
मोहल्ला अबुल मालि , (17.26 करोड़ रुपए ) 

16 और 2016- 17 के लिए 17. 26 करोड़ रुपए 
देवबंद , इंदिरा पार्क के 

की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
समीप , जिला सहारनपुर , 
यू. पी ., पिन - 247554 
इन्टरनेशलन फाउन्डेशन सभी के लिए उच्चतर शिक्षा 

समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 
फार रिसर्च एंड एजुकेशन , 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15, 2015 
फार्म हाउस - 2, ग्रीन ( 37 .63 करोड़ रुपए ) 

16 और 2016 - 17 के लिए 37. 63 करोड़ रुपए 
एवेन्यू लेन , डी -3 वसंत 

की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
कुंज , नई दिल्ली - 
110070 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10. 


13. 


सद्भाव फाउन्डेशन वर्तमान गतिविधियों का विस्तार समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
101 , सेंटर प्वाइंट , 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
जीजाभाई लेन , परेल ( 3. 00 करोड़ रुपए ) 

15, 2015 -16 और 2016-17 के लिए 
डाकघर के सामने, 

3. 00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
लालबाग , 

सिफारिश की । 
400012, महाराष्ट्र 
श्री शेषावतार 1008 श्री | वेद - मार्ट . अ . ज / अजजा/ अपिव के समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
कालाजी वेदपीठदेवम बीपीएल श्रेणी के विधार्थियों के लिए शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
शोध संस्थान , कमदहज सतत और समावेशी विकास मॉडल 15, 2015-16 और 2016-17 के लिए 
नगर, निम्बाहेरा - परियोजना 

8. 05 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 
312601 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
| ( 8.05 करोड़ रुपए ) 

सिफारिश की । 
दिग्विजय लॉयन कैंसर गर्दे और दिल के रोगियों के समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
फाउन्डेशन , मानव सेवा लिए " आरोग्य-निवास " चलाने के 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
मंदिर सिविल अस्पताल परियोजना का उन्नयन और विस्तार 

| 15, 2015- 16 और 2016- 17 के लिए 
के सामने , गेट नं . 3, 

12.61 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
असरवा , अहमदाबाद - (12.61 करोड़ रुपए ) 

सिफारिश की । 
380016 
स्टेअर्स 

शिवपूजन | युवाओं के सशक्तिकरण के लिए समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ 
प्लाजा , हाता, खेल - कद के संवर्धन के लिए शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
कुशीनगर , उत्तर प्रदेश परियोजना प्रस्ताव 

15, 2015- 16 और 2016-17 के लिए 
- 274303 

11.52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
( 11.52 करोड़ रुपए ) 

सिफारिश की । 
नेशलन काउंसिल फार वैश्विक तापवृद्धि के परिप्रेक्ष्य में छोटे समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल कृषकों के लिए सतत् आजिविकाए, शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
डवलपमेंट एंड पब्लिक 

| प्रशमन और अपनाए जाने वाली 15, 2015- 16 और 2016- 17 के लिए 
लीडरशिप 

प्रथाओं का संबर्धन एवं विस्तार 16. 00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 
( एनसीसीएसडी), 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
पोस्टबाक्स नं. 4146, (16. 00 करोड़ रुपए ) 

सिफारिश की । 
नवरंगपुरा डाकघर , 
अहमदाबाद - 380009 
कैंसर इंस्टीट्यूट | कैंसर इंसटीट्यट ( डब्ल्यआईए). समिति ने वित्त वर्ष 2014 - 15 के साथ 
( डब्ल्यूआईए ), गांधी अडयार , चेन्नई में सामान्य वार्ड के शुरू 

शरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
नगर , केनाल बैंक रोड , रोगियों को बिल्कुल मुफ्त या 

15, 2015- 16 और 2016- 17 के लिए 
अडयार, चेन्नई - अत्याधिक आर्थिक सहायता प्राप्त 

12. 00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
600020 उपचार प्रदान करने के लिए 

सिफारिश की । 
| (12. 00 करोड़ रुपए ) 


15 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii) ] 


16. 


18 . 


दिव्यज्योति ट्रस्ट , तेजस तेजस आंखों का अस्पताल समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
आई अस्पताल , 
सुदरफलिआ, हनुमान 

__ _ ( कार्पस निधि के रूप में 3. 6 करोड़ 15, 2015- 16 और 2016- 17 के लिए 
रुपए) 

3.6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
मंदिर के सामने , डाकघर 

परियोजना के लिए अनुमोदन की 
मांडवी जिला सूरत - 

सिफारिश की । 
394160 
वसंत लक्ष्मी चेरीटेबल बहविध अशक्त , आत्मविमोह और समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ 
ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर प्रमस्तिष्कीय अंगघातों के लिए शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
16 -11/ 131, 

" समरक्षणा " समग्र रूप से पनर्वास 15, 2015- 16 और 2016-17 के लिए 
कसतुरीदेवी नगर , और चिकित्सीय केंद्र 

1195. 38 लाख रुपए की अनुमानित 
पोगाथोटा नेल्लौर - 

लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन 

की सिफारिश की । 
524001 आंध्र प्रदेश ( 1195 .38 लाख रुपए ) 
तपोभूमि ट्रस्ट हंसपाल जैवविविधता का ग्राम स्वराज समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
चाक , महरकांठा, उँडेलना और स्वयं के आहार के लिए शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
भुवनेश्वर – 752101 | आजीविका 

15, 2015- 16 और 2016- 17 के लिए 

11. 00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 
( 11. 00 करोड़ रुपए ) 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 

सिफारिश की । 
स्वति तिरुनाल कलाकेंद्र संगीत चिकित्सा अनुसंधान केंद्र समिति ने वित्त वर्ष 2014 -15 के साथ 
ट्रस्ट , तिरुवन्नूर नाडा , 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
कालीकट , केरल - ( 15 .39 करोड़ रुपए ) 

15, 2015 -16 और 2016-17 के लिए 
673029 

15. 39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 
पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 

सिफारिश की । 
| श्री आनंदजीभाई शैक्षिक और अस्पताल सुविधाओं की समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
मोतीभाई पटेल स्थापना और चलाना 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
चेरीटेबल ट्रस्ट , 

15, 2015-16 और 2016-17 के लिए 
" तपोवन " के . पी . ( 19. 48 करोड़ रुपए ) 

19. 48 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 
बोर्डिंग के निकट , 60 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 

सिफारिश की । 
फुट रोड , वधावन - 
363035 
आरोग्य संधान चेरीटेबल जरूरत आधारित इनपट. शत समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
ट्रस्ट , 2 रामाकृष्ण प्रतिशत निःशल्क . के मध्यम से शुरू 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
सारणी , इस्टर्न पार्क | सहारा और आर्थिक रूप से कानोर 15, 2015 - 16 आर 2016 - 17 के लिए 
संतोषपूर, कोलकाता - वर्ग के बच्चों के लिए व्यावसायिक 

T 5 . 00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
प्रशिक्षण 
700075 

सिफारिश की । 


| ( 5 . 00 करोड़ रुपए) 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


22. 


मुकुंद एजुकेशन सोसायटी, सनमति इंजीनियरी कालेज समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
सर्किट हाउस के सामने, 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 

15, 2015- 16 और 2016- 17 के लिए 
सिविल लाइन्स . वाशिम _ ( 8.54 करोड़ रुपए ) 

8 .54 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 
444505 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 

सिफारिश की । 
रयात शिक्षण संस्था , महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों में समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
51बी/ 51सी , रविवारपेठ, 40 स्कूल भवनों का निर्माण , | शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
सतारा - 415001 महाराष्ट्र 

कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शुरू | 15 , 2015- 16 और 2016 -17 के लिए 
करना और आश्रमशाला | 99 . 25 करोड़ रुपए की अनुमानित 
( जनजातीय स्कल ) की गुणवत्ता लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन 
को बढ़ाना 

की सिफारिश की । 


24. 


हंस 


( 99 . 25 करोड़ रुपए ) 
| इंस्टीट्यूट फार दी हेंडीकेप्ड सिविल सोसायटी और स्थानीय समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
एंड बेकवर्ड पीपल , 44 एनजीओ के माध्यम से सामाजिक शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
चांदीताला शाखा रोड. आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण | 15, 2015 - 16 और 2016- 17 के लिए 
बेहाला , कोलकाता 

निर्धनतम अशक्त बच्चों, 6. 94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 
700053 पश्चिम बंगाल 

महिलाओं के लिए सतत शिक्षा | पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
और प्रशिक्षण 

सिफारिश की । 


( 6. 94 करोड़ रुपए ) 
25. | टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड प्रगति 

समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
डाकखाना जोडा , जिला - 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
क्योंझार ओडिशा - 758038 ( 6. 00 करोड़ रुपए ) 

15, 2015- 16 और 2016- 17 के लिए 
6. 00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 
पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 

सिफारिश की । 
| 26. श्रीनिवास एजुकेशनल बेरोजगार ग्रामीण महिलाओं के समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 

सोसायटी , 11/ 303, कोलाप लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण , स्कूल शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014 
बिल्डिंग , भगत सिंह बाग के छोड़ने वालों के लिए उद्यमवृत्ति | 15, 2015- 16 और 2016- 17 के लिए 

प्रशिक्षण 
सामने, इच्छल करुंजा, ताल : 

5. 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
हतकाननगेल , जिला 

सिफारिश की । 
कोलापुर , महाराष्ट्र 

| ( 5. 40 करोड़ रुपए ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


27 . 


की । 


29. 


| रिलीफ एंड वेलफेयर दृष्टिहीनों के लिए राहत और समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 
सोसायटी फार दी ब्लाइंड , कल्याण 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
प्लाट नं . 15, गेट नं. 5 , ओल्ड 

2015 -16 और 2016- 17 के लिए 2. 84 
क्लेक्टर 

करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
| ( 2. 84 करोड़ रुपए ) 
कम्पाउन्ड , 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 
मालवाणी, मलाड ( पश्चिम ), 

की । 
मुंबई - 400095 
प्रोफेशनल एसीसटेंस फार परिवर्तन के लिए मानव समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ शुरू 
डवलेपमेंट एक्शन संसाधनों का विकास : होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15. 
(पीआरएडीएएन ) ई-1 ए, उत्प्रेरक नेतृत्व कार्यक्रम (पांच 2015 -16 और 2016-17 के लिए 30 

| वर्ष के लिए कार्पस निधि के को 
कैलाश कालोनी, नई दिल्ली - 

के करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 

रूप में 50 करोड़ रुपए ) 
110048 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 
( पांच वर्षों की अवधि के लिए 
कार्पस निधि के रूप में 50 

करोड़ रुपए) 
हेरीटेज कल्चर, आर्ट एंड स्कूल भवन का निर्माण | समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ शुरू 
एजुकेशन डवलेपमेंट 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014-15 , 
सोसायटी , मार्फत समर्थ ( 27. 15 लाख रुपए ) 2015- 16 और 2016- 17 के लिए 27.15 

लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 
अपार्टमेंट, बी - 203, सतवाली 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 
रोड, डाक लंजा टाउन, 

की । 
रत्नागिरी, महाराष्ट्र 
416701 
| पम्पकिन हाउस फार चिल्ड्रेन शिक्षा और शेल्टर , नि : शुल्क समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ शुरू 
ट्रस्ट , प्लाट नं . 4, विद्यानगर प्रदान करने के माध्यम से होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
नगर दाउंड रोड , अहमद बेसहारा और आर्थिक रूप से 2015 -16 और 2016- 17 के लिए 6. 80 
नगर, महाराष्ट्र - 414005 कमजोर बच्चों का पुनर्वास 

| करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 
( 6. 80 करोड़ रुपए) 
महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी कर्करोग | समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 
आफ मेडिकल साइन्सिस एंड विज्ञान केंद्र 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
टेक्नोलोजी , 19-20 रिको 

2015-16 और 2016- 17 के लिए 46. 50 
इंस्टीट्यूशनल एरिया , ( 46.50 करोड़ रुपए ) 

करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 

की । 
रिधी फाउन्डेशन ट्रस्ट , चलता-फिरता अस्पताल -सह | समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 

| प्रयोगशाला 
145 /129 कालपिनगर , 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014-15, 

2015-16 और 2016- 17 के लिए 8. 00 
अंतिम बस स्टैंड, असरवा , 

( 8. 00 करोड़ रुपए) करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
अहमदाबाद 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 


30. 


की । 


32 . 


की । 


33. | वैशाली एजुकेशन ट्रस्ट , अनाथ और बीपीएल बच्चों, | समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 

| मरगेश चेम्बर . कष्णनगर शत -प्रतिशत निःशल्क . के होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| बीआरटीएस बस स्टाप के लिए शिक्षा प्रदान करने का 2015-16 और 2016- 17 के लिए 8. 00 
सामने, नरोदन अहमदाबाद । | विस्तार 

करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 
( 8. 00 करोड़ रुपए ) 

की । 
34. | रूरल फाउन्डेशन . 21 प्रिनसेप | बहु -विशेषज्ञता अस्पताल और | समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ शुरू 
स्ट्रीट , प्रथम तल , कोलकाता 

कैंसर का पता लगाना होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014-15 , 
72 

2015- 16 और 2016-17 के लिए 
| ( 1300 . 00 लाख रुपए ) 1300. 00 लाख रुपए की अनुमानित लागत 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 

सिफारिश की । 
35 . | नेशनल एग्रो फाउन्डेशन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ शुरू 

रिसर्च एंड डवलेपमेंट सेंटर, पर विशेष ध्यान देकर ग्रामीण होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15, 
अन्ना विश्वविद्यालय , | उत्थान कार्यक्रम 

2015- 16 और 2016 -17 के लिए 12. 45 

करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
तारामणी कैंप्स, 

| (12. 45 करोड़ रुपए ) परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 
सीएसआईआर 
तारामणी, चेन्नई - 600113 


रोड , 


की । 


II. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015- 16 तथा 2016-17 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए और 
उक्त सारणी के क्रम सं . 1 से 35 पर उल्लिखित परियोजनाओं या स्कीमों की बाबत प्रवृत्त रहेगी । 

[सं . 1/ 2014/ फा . सं. वी . 27015/ 3/ 2014- एस ओ ( रा. स.)] 

मक्खन लाल मीना, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th December, 2014 
S . O . 3171 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation 
to Section 35 AC of the Income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government , on the recommendation of the 
National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby notifies the institutions approved by the said 
National Committee , mentioned in column (2 ) of the Table below , and approves the eligible projects or schemes 
specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3) of the said 
Table , and also specifies in the column (4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as 
deduction under the said Section 35 AC for the period of approval, namely : 

TABLE 


Serial Name of the Institution 
No . 


( 3 ) 


( 2 ) 
Swa -Roopwardhinee 
22/ 1 ,Mangalwar Peth , 
Parge Chowk , 
Pune - 411 011. 
Maharashtra 


Project or scheme and Maximum amount of cost to be 
estimated cost thereof 

allowed as deduction under 
section 35AC and period of 
approval 

4 ( 4 ) 
1 . Integrated Development of The Committee recommended 
Girls , Boys and women from approval for the project at the 
slum dwellers in Pune city and estimated cost of Rs. 9 .67 crore for 
villages around Pune city & three financial years commencing 
2 . Construction of multifaceted | with financial year 2014 -15, i. e., 
training centre at Charholi | 2014 - 15, 2015- 16 and 2016- 17 
Budruk , District Pune . 
( Rs. 9 . 67 crore ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Sushrut Medical Care & Research 
Society , 
Hardikar Hospital 
1160 /61,Shivajinagar 
Ganeshkhind , Pune – 411005 


SUSHRUT AROGYASEVA 
( Free /Subsidized treatment to 
rural people in the event of 
Trauma) 


(Rs. 23 .64 crore ) 


The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 23 .64 crore 
for three financial years 
commencing with financial year 
2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 
2016 -17 
The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 5 .71 crore for 
three financial years commencing 
with financial year 2014 - 15 , i.e ., 
2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 


Centre for Rehabilitation Services Hi-tech Nursing Training -cum 
and Research 

Treatment centre Mobile Health 
At/Po - Charampa, District, Care Unit Programme” 
Bhadrak 
756101 
Odisha. 

( Rs. 5 .71 crore ) 


Lakshmi Rural Development Aadivasi AaniMagas Varga The Committee recommended 
Society , No. 329 , 

Kanya Vocational Training approval for the project at the 
MEI Layout Bangalagunte , 

Center . 

estimated cost of Rs . 4 .64 crore for 
Hesaraghatta Main Road , 

three financial years commencing 
Nagasandra Post, Bangalore (Rs. 4.64 crore ) 

with financial year 2014 - 15 , i.e ., 
560073 

2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 
Tirupur School for the Deaf Programme for Development of The Committee recommended 
Kothapalyam , 

Hearing and Speech Challenged approval for the project at the 
Vanjipalayam (PO ) 

Children 

estimated cost of Rs. 1. 95 crore for 
Tirupur – 641663 . 

three financial years commencing 
( Rs.1.95 crore ) 

with financial year 2014 - 15 , i.e ., 

2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 
Samaj Pragati Sahayog , 

Towards Livelihood and Food The Committee recommended 
Bagli , 

Security in India 

approval for the project at the 
District Dewas – 455227 

estimated cost of Rs. 10 .00 crore 
Madhya Pradesh 

[ Rs. 10 crore (Corpus Fund ) ] for three financial years 

commencing with financial year 
2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 

2016 - 17 . 
Home of Hope International 

The Boarding School For The Committee recommended 
# 73, Kristuraja Nagar,Ganapathy Orphan Children 

approval for the project at the 
Maa Nagar Coimbatore - 641006 

estimated cost of Rs.698 .50 lakh 
(Rs. 698 .50 lakh ) 

for three financial years 
commencing with financial year 
2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 

2016 - 17 
Islamia Educational & Charitable Islamia Group of College 

The Committee recommended 
Society , 

approval for the project at the 
Mohalla Abul Mali 

(Rs. 17 . 26 crore ) 

estimated cost of Rs. 17 .26 crore 
Deoband , near Indira Park 

for three financial years 
Distt. Saharanpur, U .P . 

commencing with financial year 
Pin - 247554 

2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 

2016 - 17 
International Foundation for ‘Higher Education for All The Committee recommended 
Research and Education 

approval for the project at the 
Farm House-2 , Green Avenue (Rs. 37.63 crore ) 

estimated cost of Rs. 37 .63 crore 
Lane , D -3 Vasant Kunj, 

for three financial years 
New Delhi - 110070 

commencing with financial year 
2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 

2016 - 17 
Sadbhav Foundation 

‘ Expansion of present activities The Committee recommended 
101, Centre Point 

approval for the project at the 
Jijibhai Lane, Opp . Parel Post (Rs. 3.00 crore ) 

estimated cost of Rs. 3 . 00 crore for 
Office Lalbaug , Mumbai – 400012 

three financial years commencing 
Maharashtra . 

with financial year 2014 - 15 , i.e ., 
2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 


[ 911 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Shree Sheshwatar 1008 Vedas -mart , Sustainable and The Committee recommended approval for 
Shree Kallaji Vedpeathevam Inclusive Growth Model Project the project at the estimated cost of Rs . 8 . 05 
Shodh Sansthan, 

for SC /ST/OBC BPL Categories crore for three financial years commencing 
Kamdhaj Nagar, Students 

with financial year 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 
Nimbahera - (Rs. 8.05 crore ) 

2015 - 16 and 2016 - 17 
312 601 
Digvijay Lions Foundation , Up - gradation and extension of The Committee recommended approval for 
Manav - Seva Mandir, Running Project “ Sanatorium ” the project at the estimated cost of 
Opp: Civil Hospital Gate for Cancer, Kidney & Heart Rs. 12 .61 crore for three financial years 
No. 3, Asarwa, Patients 

commencing with financial year 2014 - 15 , 
Ahmedabad - 380016 ( Rs. 12 .61 crore ) 

i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 


12 . 


Stairs, 

“Project Proposal for promotion The Committee recommended approval for 
Shivpoojan Plaza , Hata , of sports and games for the project at the estimated cost of Rs.11.52 
Kushinagar, empowerment of youth 

crore for three financial years commencing 
Uttar Pradesh – (Rs.11.52 crore ) 

with financial year 2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 
274 303 

2015 - 16 and 2016 - 17 
National Council for Global Warming Sustainable The Committee recommended approval for 
Climate Change 

Livelihood for small farmers , the project at the estimated cost of 
Sustainable Development promotion and extension of Rs. 16 .00 crore for three financial years 
and Public Leadership mitigation and adoption commencing with financial year 2014 - 15 , 
(NCCSD ) practices 

i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 
Post Box No. 4146 , 
Navrangpura Post Office , (Rs. 16 . 00 crore ) 
Ahmedabad – 
380 009 
Cancer Institute (WIA ) For providing treatment totally The Committee recommended approval for 
Gandhi Nagar, Canal Bank free or highly subsidized to the project at the estimated cost of Rs. 12 . 00 
Road , Adyar, Chennai – 600 general ward patients at Cancer crore for three financial years commencing 
020 

Institute (WIA ), Adyar Chennai with financial year 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 
(Rs.12.00 crore ) 

2015 - 16 and 2016 - 17 
Divyajyoti Trust Tejas Eye Tejas Eye Hospital 

The Committee recommended approval for 
Hospital, 

the project at the estimated cost of Rs. 3 .6 
Suthar Falia Opp . Hanuman (Rs. 3.6 crore as Corpus Fund ) crore for three financial years commencing 
Temple 

with financial year 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 
At. PO . Mandvi, Distt. Surat 

2015 - 16 and 2016 - 17 
- 394160 
Vasantha 

Lakshmi “ SAMRAKSHANA ” The The Committee recommended approval for 
Charitable Trust & Research Holistic Rehabilitation & the project at the estimated cost of 
Centre 

Therapeutic Center for Multiple Rs. 1195 . 38 lakh for three financial years 
16 - 11/ 131, Kasturidevi Disabled , Autism and Cerebral commencing with financial year 2014 - 15 , 
Nagar, Pogathota Palsy 

i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17. 
Nellore – 524 001 A . P . (Rs. 1195 . 38 lakh .) 


19 . 


Tapobhoomi Trust 

Gram Swaraj Transfusion of The Committee recommended approval for 
HanspalChhak , 

Biodiversity and Livelihoods for the project at the estimated cost of 
Maharkanta , Bhubaneshwar self sustenance 

Rs. 11 .00 crore for three financial years 
752 101 

commencing with financial year 2014 - 15 , 
(Rs. 11 .00 crore ) 

i. e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 
SwathiThirunalKalakendram Music Therapy Research Centre The Committee recommended approval for 
Trust Thiruvannur Nada, 

the project at the estimated cost of 
Calicut, Kerala -673029 (Rs. 15 . 39 crore ) 

Rs. 15 . 39 crore for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 

i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 
Shri Anandjibhai Motibhai Establishment and Running The Committee recommended approval for 
Patel Charitable Trust Educational and Hospital the project at the estimated cost of 
“ Tapovan " Near K . P . Facilities 

Rs. 19 .48 crore for three financial years 
Boarding , 60 Feet Road , (Rs. 19 .48 crore ) 

commencing with financial year 2014 - 15 , 
Wadhwan - 363035 

i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (ii)] 


21. 


Arogya Sandhan Charitable 
Trust 2 , RamkrishnaSarni 
Eastern Park , Santoshpur, 
Kolkata – 700 075 


Mukund Education Society 
Opp. Circuit House , Civil 
Lines Washim – 444 505 


Vocational Training Center for The Committee recommended approval for 
destitute and economically the project at the estimated cost of Rs. 5 . 00 
weaker section children through crore for three financial years commencing 
need based inputs, 100 % free of with financial year 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 
cost 

2015 - 16 and 2016 - 17 
( Rs . 5 .00 crore ) 
Sanmati Engineering College The Committee recommended approval for 

the project at the estimated cost of Rs. 8 .54 
( Rs . 8 .54 crore ) 

crore for three financial years commencing 
with financial year 2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 

2015 - 16 and 2016 - 17 . 
Construction of 40 school The Committee recommended approval for 
building at various places in the project at the estimated cost of 
Maharashtra , undertaking Rs. 99 .25 crore for three financial years 
computer literacy programs and commencing with financial year 2014 - 15 , 
quality enhancement of i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 
Ashramshalas ( tribal school) 


23 . 


Ravot 


Rayat Shikshan Sanstha 
51 B /51 C , Raviwar Peth , 
Satara -415 001 
Maharashtra 


(Rs. 99 .25 crore ) 


25 . 


Institute for the ‘Sustainable Education & The Committee recommended approval for 
Handicapped and Backward Training for Rural Poorest the project at the estimated cost of Rs. 6 .94 
People 

Disabled Children , Women for crore for three financial years commencing 
44 , Chanditala Branch Road , Socio - Economic Development with financial year 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 
Behala 

through civil societies & Local 2015 - 16 and 2016 - 17 
Kolkata – 700 053 - West NGOs 
Bengal 

( Rs . 6 .94 crore ) 
Tata Sponge Iron Limited ‘Pragati 

The Committee recommended approval for 
At/ PO Joda , Dist - Keonjhar (Rs. 6 .00 crore ) 

the project at the estimated cost of Rs. 6 .00 
Odisha - 758038 

crore for three financial years commencing 
with financial year 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 

2015 - 16 and 2016 - 17 
Srinivasa Educational Vocational Training for The Committee recommended approval for 
Society, 

unemployed rural women , the project at the estimated cost of Rs. 5 .40 
11/303 , Kolap Building , entrepreneurship training to crore for three financial years commencing 
Opp . BhagatsinghBagh , school leavers 

with financial year 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 
Ichalkaranju , Tal: 

2015 - 16 and 2016 - 17 
Hatkanangale 

(Rs. 5.40 crore ) 
Distt. Kolapur, Maharashtra 
Relief & Welfare Society for Relief and Welfare for the Blind The Committee recommended approval for 
the Blind (Rs. 2 . 84 crore ) 

the project at the estimated cost of Rs. 2 . 84 
Plot No. 15 , Gate No. 5 , Old 

crore for three financial years commencing 
Collector Compound, 

with financial year 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 
Malwani, Malad ( W ) , 

2015 - 16 and 2016 - 17 
Mumbai – 400 095 . 
Professional Assistance for Developing Human Resources The Committee recommended approval for 
Development Action for change : Catalytic Leadership the project at the estimated cost of Rs. 30 
(PRADAN ) Programme 

crore for three financial years commencing 
E -1A , Kailash colony , New 

with financial year 2014 -15 , i. e ., 2014 - 15 , 
Delhi 

(Rs. 50 crore as Corpus Fund for 2015 - 16 and 2016 - 17 
110 048 

Five Years) 


29 . 


Construction of School Building 


(Rs. 27. 15 lakh ) 


Heritage 
Culture Art and Education 
Development Society Clo 
Samarth Apartment, B - 203 , 
Satawali Road , AT. Post 
Lanja Town 
Ratnagiri, Maharashtra - 
416701. 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs. 27 . 15 lakh for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 


[ 911 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Pumpkin House for Children ‘ Rehabilitation of Destitute and The Committee recommended approval for 
Trust 

Economically weaker section the project at the estimated cost of Rs. 6 .80 
Plot No.4 , Vidhyanagar children through providing crore for three financial years commencing 
Nagar Daund Road , education and shelter, free of with financial year 2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 
Ahmednagar cost 

2015 - 16 and 2016 - 17 
Maharashtra – 414005 

(Rs. 6 .80 crore ) 
Mahatma Gandhi University Mahatma Gandhi Oncology The Committee recommended approval for 
of Medical Sciences and Centre ’ 

the project at the estimated cost of 
Technology 

Rs. 46 .50 crore for three financial years 
19 - 20 , RIICO Institutional (Rs. 46 . 50 crore ) 

commencing with financial year 2014 - 15 , 
Area , 

i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 
Sitapura , Tonk Road , Jaipur 
Ridhi Foundation Trust Mobile Hospital cum Lab 

The Committee recommended approval for 
145 /1129 , Kalapinagar, Last 

the project at the estimated cost of Rs. 8 .00 
Bus Stand (Rs. 8 .00 crore ) 

crore for three financial years commencing 
Asrva , Ahmadabad 

with financial year 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 

2015 - 16 and 2016 -17 
| Vaishali Education Trust Expansion for providing The Committee recommended approval for 
Murgesh Chambers 

education to orphan and BPL the project at the estimated cost of Rs .8 .00 
Opp . Krishnanagar 

children , 100 % free of cost crore for three financial years commencing 
B . R . T . S . Bus Stop, Narodan 

with financial year 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 
Ahmadabad (Rs.8 . 00 crore ) 

2015 - 16 and 2016 - 17 


33 . 


Hospital 


& 


Rahul Foundation 
21 Princep Street, 1st Floor, 
Kolkata - 72 


Multi - Specialty 
Cancer Detection 


(Rs. 1300 .00 lakh ) 


The Committee recommended approval for 
the project at the estimated cost of 
Rs. 1300 . 00 lakh for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 
The Committee recommended approval for 
the project at the estimated cost of 
Rs. 12 .45 crore for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


35 . 


National Agro Foundation Rural upliftment programs in 
Research and Development 
Center, 

Tamil Nadu and Andhra 
Anna University Taramani Pradesh 
Campus, 
CSIR Road , Taramani ( Rs. 12 .45 crore ) 
Chennai – 600 113 


SO 


II. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2014 - 15 , 2015 - 16 and 
2016 - 17 in respect of the projects or schemes mentioned at serial numbers 1 to 35 of the Table above. 


[No. 1 / 2014 /F . No. V . 27015 /3 /2014 - SO (NAT.COM ) ] 
MAKKHAN LAL MEENA , Dy. Secy . (National Committee ) 


Printed by theManager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


